OKI 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 वैशाख 1937 ( श०) 


संख्या 285 


राँची , गुरुवार 


14 मई, 2 0 15 ( ई० ) 


नगर विकास विभाग 


संकल्प 
7 मई, 2015 


विषयः राँची नगर निगम के अन्तर्गत राँची शहर के लिए जोन- I एवं जोन - II के Sewerage Treatment 
Plant अधिष्ठापन के निमित्त कुल 20 .83 एकड़ भूमि कुल 177, 73 ,02,260/ - ( एक सौ सत्तहतर करोड़ तिहतर 
लाख दो हजार दो सौ साठ रूपये के लागत पर भूमि अधिग्रहण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में | 


संख्या- 6/ न0वि0 / 14/ भू0अधि0 -13/ 2014...16 3 5 .. 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के 
आलोक में विभिन्न शहरी निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर 
विकास विभाग का संवैधानिक दायित्व है । इस क्रम में राँची नगर निगम के अंतर्गत राँची शहर के लिए 
Sewerage & Drainage योजना कार्यान्वित किया जाना है जिसके तहत् जोन-1 की योजना की स्वीकृति 
केन्द्र प्रायोजित योजना JnNURM के तहत् प्रदान की गई है । शेष जोन- दो , तीन एवं चार की योजना पर 
तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है जिसका कार्यान्वयन किया जाना है। इस प्रकार राँची शहर के Sewerage योजना 
के लिए कुल चार Sewerage Treatment Plant ( STP) अधिष्ठापन किया जाना है । 
2. प्रस्तावित योजना के अनुसार जोन-I एवं जोन-II के Sewerage Treatment Plant अधिष्ठापन हेतु 
जिस भूमि को चिन्हित किया गया है, उसका विवरण एवं अधिग्रहण मद में लागत राशि निम्न प्रकार है : 


स्थल का 


STP 
Area 


क्षेत्रफल 
( एकड़ 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 14 मई , 20 15 
निर्धारित 
सरकारी 

नियमानुसार सोलेशियम 

दूगनी राशि ( 100 % ) 
डीसमिल ) 


अधिग्रहण हेतु 
अधियाचित 

राशि 


कुल राशि 


नाम 


दर ( प्रति 


जोन 


किशनपुर , 
मौजा, 


6.72 


1,87 ,508/ - | 12 ,60, 05, 376 /- 25, 20 , 10, 752/- | 25 , 20, 10 , 752 /- 


50 ,40 , 21 ,504/ 


जोन 


थाना 
नं0-184 
लोवाडीह 
मौजा , 
थाना 
नं0-213 


14.11 | 2,25,599/ - 31,83, 20, 189/ - | 63,66,40,378/ - 63,66, 40,378/- | 127 ,32, 80,756/ 


2STP 


20 . 83 


177, 73 ,02, 260/ 


3. उक्त के आलोक में राँची नगर निगम के अन्तर्गत राँची शहर के लिए जोन- I एवं जोन- II के 
Sewerage Treatment Plant अधिष्ठापन के निमित्त कुल 20. 83 एकड़ भूमि कुल 177,73,02,260 / - ( एक सौ 
सतहत्तर करोड़ तिहतर लाख दो हजार दो सौ साठ रूपये) के लागत पर भूमि अधिग्रहण की प्रशासनिक 
स्वीकृति एवं राशि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
4. उक्त भूमि अधिग्रहण हेतु राशि की स्वीकृति मुख्य शीर्ष- 2217 के अंतर्गत शहरी भूमि प्रबंधन एवं 
अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान मद से TSP , OSP एवं SCSP प्रक्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 
उत्तरोतर वित्तीय वर्षों में राँची नगर निगम को मूल बजट एवं अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से 
आवंटन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है | 


5. 


भूमि अधिग्रहण के उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् को अनुमोदन प्राप्त है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 2 8 5 – 5 0 + 50 । 


